निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 565) 


17 आषाढ़ 1938 ( श0 ) 
पटना, शुक्रवार , 8 जुलाई 2016 

जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 
23 जून 2016 


सं0 22 / नि0सि0 ( सम0) - 02 - 18 / 2010 / 1160 - श्री अशोक सिंह ( आई0 डी0 - 3510), तत्कालीन सहायक 
अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 - 2, खगड़िया एवं श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता 
सम्प्रति सेवानिवृत के बीच आरोप प्रत्यारोप की जॉच मुख्य अभियन्ता , जल संसाधन विभाग, समस्तीपुर से करायी गई । 
मुख्य अभियंता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई । सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि 
दोनों अभियंताओं द्वारा व्यक्तिगत कारणों से प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न करने एवं विभाग की छवि धूमिल करने का 
दृष्टांत उत्पन्न किया गया है । विभागीय समीक्षा में दोनों पदाधिकारियों को बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 
के प्रतिकूल पाते हुए चेतावनी निर्गत करने का निदेश विभागीय मंत्री महोदय द्वारा दिया गया । तदुपरान्त श्री ओम 
प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के संदर्भ में संचिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी गयी । 
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निदेश के आलोक में दोनों पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । इसी बीच श्री 


ओम प्रकाश श्रीवास्तव, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता सेवानिवृत हो गये । 


अतः श्री श्रीवास्तव के विरूद्ध चेतावनी या अन्य दण्ड देने का कोई औचित्य नहीं है, का निर्णय लिया गया । 


मुख्य अभियंता के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री अशोक सिंह , ( तत्कालीन सहायक अभियंता) द्वारा 
व्यक्तिगत कारणों से प्रशासनिक अव्यवस्था उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है । श्री सिंह का आचरण बिहार 
सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जुलाई 2016 
अतः श्री अशोक सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल 
आचरण करने एवं विभाग की छवि धूमिल करने का दोषी पाते हुए निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया गया 


है: 


1. " चेतावनी " 


सरकार का उक्त निर्णय श्री अशोक सिंह , तत्कालीन सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल सं0 - 2, 
खगड़िया को संसूचित किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह, 
सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 565 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

___ Website : http:// egazette. bih. nic.in 


